निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 421 ) 


9 ज्येष्ट 1938 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 30 मई 2016 
सं० 08 / आरोप - 01 - 12 / 2016 – 4057 सा .प्र . 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


16 मार्च 2016 
श्री बाँके बिहारी चौधरी , बि०प्र०से० , कोटि क्रमांक - 548 / 08, तत्कालीन अंचलाधिकारी , धनरूआ, पटना ( सम्प्रति 
सेवानिवृत्त ) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , पटना के द्वारा आरोप प्रपत्र क गठित कर उपलब्ध कराया गया । प्रतिवेदित 
आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 1423, दिनांक 09. 02. 2007 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी तथा विभागीय कार्यवाही के दौरान दिनांक 31 .07. 2008 को हुई इनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 3163 , दिनांक 15.04. 2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम – 43( बी० ) 
अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया गया । 

आयुक्त , विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल , पटना के पत्रांक - 72, दिनांक 14.01. 2016 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । श्री चौधरी के विरूद्ध गठित सभी पाँचों आरोप का मुख्य बिन्दु यह 
है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपनी बेटी की शादी में राजस्व कर्मचारी द्वारा वूसल की गयी राशि को खर्च किया 
गया । जाँच पदाधिकारी ने सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया तथा प्रतिवेदित किया है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा 
अंचल नाजिर के विरूद्ध आरोप प्रपत्र क गठित किया गया था तथा बकाया लगान की राशि की वसूली के लिए 
बार - बार निदेशित किये जाने के कारण राजस्व कर्मचारी भी उनसे नाराज थे, जिसके कारण राजस्व की राशि के 
दुरूपयोग का आरोप आरोपित पदाधिकारी पर लगाया गया । लेकिन रिटर्न फार्म -1 का ससमय जमा होना इस बात की 
पुष्टि करता है कि राजस्व वसूली की सरकारी राशि में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की गयी है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 मई 2016 
3. वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की सम्यक् रूप से समीक्षा की 
गई एवं पाया गया कि संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन स्वीकार योग्य है एवं प्रश्नगत मामले में आरोप सिद्ध 
नहीं होते है तथा राजस्व की कोई क्षति नहीं हुई है । 

अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप के इस मामले को संचिकास्त किया जाता है । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 421 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


